निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 ज्येष्ठ 1940 ( श0 ) 
( सं0 पटना 526 ) पटना, वृहस्पतिवार 7 जून 2018 

सं0 08 / आरोप - 01 - 59 / 2017 सा0प्र0 - 1554 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 


1 फरवरी 2018 
श्री योगेन्द्र नाथ शरण , बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक - 1786 / 91 ( सेवानिवृत्त ) के विरूद्ध सहायक बन्दोवस्त 
पदाधिकारी , बोकारो के पदस्थापन काल में सरकारी भूमि को अवैध रूप से बन्दोवस्त कर रैयती घोषित करने का 
आरोप बन्दोवस्त पदाधिकारी, धनबाद के पत्रांक - 229 दिनांक 14. 05 .1990 द्वारा प्राप्त हुआ । उक्त आरोपों की जाँच 
हेतु बिहार पेंशन नियमावली के नियम - 43 ( बी० ) के तहत संकल्प ज्ञापांक - 3994 दिनांक 10. 04. 2008 द्वारा विभागीय 
कार्यवाही संचालित की गयी । 

संचालन पदाधिकारी यथा , विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार , पटना के पत्रांक -561 दिनांक 04 .07.2012 द्वारा 
जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ । जिसमें विभागीय कार्यवाही संस्थित होने की तिथि (10.04. 2008 ) से बाईस ( 22) वर्ष पूर्व 
आरोप की घटना घटित होने के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक - 1893 दिनांक 14.06.2011 के आलोक 
में विभागीय कार्यवाही के कालबाधित होने का मंतव्य दिया गया । 

विभागीय स्तर पर समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि आरोप वर्ष - 1989 का है तथा श्री शरण दिनांक 31. 
08.1997 को सेवानिवृत्त हुए । इसके उपरांत दिनांक 10.04.2008 को विभागीय कार्यवाही संस्थित हुई । इस प्रकार 
विभागीय कार्यवाही संस्थित होने के 11 वर्ष पूर्व ही ये सेवानिवृत्त हो गये । वर्णित स्थिति एवं श्री शरण पेंशनादि की 
स्वीकृति के आधार पर संदर्भित अनुशासनिक कार्रवाई का मामला बिहार पेंशन नियमावली के नियम - 43 ( बी०) तथा 
नियम - 139 के तहत कालबाधित पाया गया । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 7 जून 2018 
अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री योगेन्द्र नाथ शरण , बि०प्र०से० , कोटि क्रमांक - 1786 / 91 ( सेवानिवृत्त ) के 
विरूद्ध संकल्प ज्ञापांक - 3994 दिनांक 10.04. 2008 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही समाप्त किया जाता है । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित 
किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राम बिशुन राय, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 526 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


